निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 27 


21 श्रावण 1942 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

12 अगस्त 2020 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


और 2 , 


भाग - 1 -नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-2 
भाग - 1 - क - स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। 
भाग - 1 - ख - मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए 0 , आई ० एससी 0 , 

बी ० ए ० , बी ० एससी ० , एम ० ए ० , 
एम ० एससी 0 , 

लॉ भाग -1 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0 , डीप0 
इन - एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा - फल , कार्यक्रम , छात्रवृत्ति प्रदान , 

आदि । 
भाग- 1 - ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 
भाग - 2 -बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले 

गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएं और 
नियम आदि । 


भाग - 5 -बिहार विधान मंडल में 

पुर : 

स्थापित 
विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या 
उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग - 7 - संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ 

अनुमति मिल चुकी है। 
भाग - 8 - भारत की संसद में पुर : स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग - 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और 
नियम , भारत गजट और राज्य गजटों के 


भाग - 9 - क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं 
इत्यादि । 


3-3 


उद्धरण । 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 12 अगस्त 2020 


भाग -1 


नियुक्ति , पदस्थापन, बदली , 


शक्ति , 


छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 

9 जुलाई 2020 
सं 0 6 / अनु० 27-01 / 2020-1259-60 वीं से 62 वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के 
आधार पर वाणिज्य कर विभाग, की अधिसूचना संख्या 1739 दिनांक 14.06.2019 के आलोक में बिहार 
वित्त सेवा में नियुक्त निम्नलिखित वाणिज्य कर पदाधिकारी सम्प्रति राज्य कर सहायक आयुक्त 
( परीक्ष्यमान ) को उनके अभ्यावेदन के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित ( 63 वीं ) संयुक्त 
प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार प्रशासनिक सेवा में चयनित होने के उपरांत सामान्य प्रशासन 
विभाग की अधिसूचना संख्या 6202 दिनांक 26.06.2020 के अलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत 
पुनरीक्षित वेतन स्तर -9 ( रू 0 53,100-1,67,800 ) में परीक्ष्यमान वरीय उपसमाहर्ता के पद पर योगदान 
करने हेतु बिहार वित्त सेवा के वर्तमान पद ( राज्य कर सहायक आयुक्त ) से अधिसूचना निर्गमन की तिथि 
से विरमित किया जाता है । 
क्रम नाम 

जन्म तिथि 

बिहार वित्त सेवा में योगदान 
सं ० 

की तिथि 
सुश्री सृष्टि प्रिया , 

26.03.1994 

22.06.2019 
राज्य - कर सहायक आयुक्त, पटना 

उत्तरी अंचल, पटना । 
2 सुश्री दीपिका कश्यप , राज्य कर 

30.07.1991 

22.06.2019 
सहायक आयुक्त , अन्वेषण ब्यूरो, पटना 

पश्चिमी प्रमंडल, पटना । 
सुश्री प्रिया कुमारी, 

15.08.1990 

22.06.2019 
राज्य - कर सहायक आयुक्त, अन्वेषण 
ब्यूरो, पटना पश्चिमी प्रमंडल, पटना । 


1 


3 


3 . 


2. विरमन के पश्चात बिहार वित्त सेवा में भविष्य में इनका कोई दावा विचारणीय नहीं होगा । 
प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अरूण कुमार मिश्रा, विशेष सचिव । 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 

15-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट, 12 अगस्त 2020 


3 


भाग - 9 - ख 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 

सूचनाएं इत्यादि 


सूचना 


सं 0 958-- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम जो मैट्रिक मूल प्रमाण पत्र में SHARVO DEO 
MISHRA था उसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के अधिकृत अधिकारी द्वारा पत्रांक संख्या -3131526 दिनांक 
25.10.2013 द्वारा शुद्ध कर SARBDEO MISHRA दिया गया है । अब मुझे मेरे इस शुद्ध नाम SARBDEO 
MISHRA के नाम से ही जाना जाए । शपथ पत्र संख्या -7840 दिनांक 29.03.2019 | 

SARBDEO MISHRA . 
No. 958 - I, SARBDEO MISHRA , S/ o late Ramjee Mishra R/o Sanahpur Via- Ratanpur 
P.s. - Shinghwara Dist-Darbhanga, Solemby affirm and declare that in my matric certificate 
issued by Bihar School Exam Board my name has been wrongly mentioned as SARVO DEO 
MISHRA Subsequently name has been corrected by Bihar School Examination Board on 
25.10.2013 Vide memo. No. 3131526. My correct name is SARBDEO MISHRA . Now for all 
purpose I shall be known by SARBDEO MISHRA. Affidavit No. 7840 dated - 29.03.2019 . 

SARBDEO MISHRA . 


No. 970— 1, Salony Priya, D / O- Dr. Mahendra Pal, Born on 28th March 2002 , Residing 
at M.I.G. - 250 , Kankarbagh Colony, Post - Lohia Nagar, P.S. - Kankarbagh, Patna- 20 , ( Bihar) have 
changed my name to Salony Vyas, vide affidavit no. -40 , dated 08/07/2020 at Patna. 

Salony Vyas. 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 15-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0। 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


